रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


comma 


REGD. NO . D. L.- 33004/ 99 


Ram 


TERS 


भारतको राजपत्र 


सत्यमेव जयते 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खंड 3 - उप - खंड (ii) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , जुलाई 10 , 2014 / आषाढ़ 19 , 1936 
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 10 , 2014 /ASHADHA 19 , 1936 


सं . 1454 ] 
No . 1454 ] 


कोयला मंत्रालय 


अधिसूचना 


नई दिल्ली , 5 जून , 2014 


का. आ . 1728( अ ). - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि , इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित परिक्षेत्र की भूमि से कोयला 
अभिप्राप्त होने की संभावना है । 


और रेखांक संख्या ईसीएल/ आरजेएमएल / मौजा/ नोटी/02 , तारीख 24 नवम्बर , 2011 को उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि का क्षेत्र के ब्यौरे 
अन्तर्विष्ट किया गया है , का निरीक्षण उपायुक्त , जिला - दुमका ( झारखंड ) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक , 1 , काउंसिल हाऊस स्ट्रीट , 
कोलकाता - 700001 के कार्यालय में या निदेशक तकनीकी ( प्रचालन ) , ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड , सांकटोरिया , डाकघर दिशेरगढ़ , जिला 
बर्द्धवान - 713 333 ( पश्चिम बंगाल ) के कार्यालय में किया जा सकता है । 


अतः, अब , केन्द्रीय सरकार , कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 20 ) , ( जिसे इसमें इसके पश्चात् 
उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 4 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उस भूमि से कोयले का पूर्वेक्षण करने के 
अपने आशय की सूचना देती है । 


उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति 
(i ) अधिनियम की धारा 6 के अधीन किसी क्षति या उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप - धारा ( 3 ) के अधीन की गई किसी कार्रवाई 

से होने वाले क्षति की संभावना के लिए प्रतिकर का दावा कर सकेगा; या 


(ii ) अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा ( 1 ) के अधीन समाप्त हो गई पूर्वेक्षण अनुक्षप्तियों के संबंध में या अधिनियम की धारा 13 

की उप - धारा ( 4 ) के अधीन समाप्त हो गए खनन पट्टे के लिए प्रतिकर का दावा कर सकेगा और उक्त अधिनियम की धारा 
13 की उप - धारा ( 1 ) के खंड (i ) से खंड ( iv ) में विनिर्दिष्ट मदों के संबंध में उपगत व्यय को उपदर्शित करने के लिये 
संबंधित सभी मानचित्रों , चार्टी और अन्य दस्तावेजों को परिदत्त करेगा । 


इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर , निदेशक तकनीकी ( प्रचालन ) , ईस्टर्न कोलफील्ड्स 
लिमिटेड , सांकटोरिया , डाकघर दिशेरगढ़ , जिला बर्द्धवान - 713 333 ( पश्चिम बंगाल ) को भेजेंगे । 


2808 GI/ 2014 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC. 3( ii) ] 


क्र . 


मौजा/ ग्राम 


टिप्पणी 


जयकारा 


भाग 


9. 92 


भाग 


कल्याणपुर 
मटियाजोर 


8 


भाग 


मनियाचुआ 


भाग 


अनुसूची 
सलाईपहाड़ कोल ब्लॉक 

जिला - दुमका ( झारखंड ) 
(रेखांक संख्या ईसीएल / आरजेएमएल / मौजा / नोटी/02 , तारीख 24 नवम्बर , 2011 ) 
थाना 

ग्राम जिला हेक्टेयर में एकड़ में 
संख्या 

क्षेत्र ( लगभग ) क्षेत्र ( लगभग ) 
शिकारीपाड़ा 

दुमका 21. 09 52. 12 
शिकारीपाड़ा दुमका 

24.50 
शिकारीपाड़ा 

दुमका 35 . 41 

87. 50 
शिकारीपाड़ा 

दुमका 9. 30 

22.98 
शिकारीपाड़ा 

दुमका 

1. 42 
शिकारीपाड़ा दुमका 5 .67 

14.00 
शिकारीपाड़ा दुमका 

14.50 
शिकारीपाड़ा 

दुमका 163. 17 

403 . 20 
शिकारीपाड़ा दुमका 87.66 

216. 60 
शिकारीपाड़ा दुमका 37. 64 

93. 00 
शिकारीपाड़ा 

दुमका 65.56 

162. 00 
शिकारीपाड़ा 

दुमका 54. 34 

134.27 
शिकारीपाड़ा 

दुमका 142. 86 

353 . 00 
शिकारीपाड़ा 

दुमका 147.86 365 . 37 


गोलपहाड़ 


3.50 


भाग 


राजूपार 


भाग 


5 .87 


भाग 


जादूपाड़ा 
सीतासल 


भाग 


पूर्ण 


सलाईपहाड़ 
बेहरापहाड़ 


भाग 


पुरपहाड़ 


भाग 


मस्तरा 


भाग 


गुमरोपहाड़ 


भाग 


14. 


तलपामार 


भाग 


जोड 


787 .77 


1946 .54 


सीमा वर्णन : 
ए1 - ए2 यह रेखा मौजा मस्तरा संख्या 37 में भूविज्ञान ब्लॉक सीमा पर स्थित बिन्दु संख्या 1 से आरंभ होकर प्लाट संख्या 47 के पूर्वी- उत्तर 

सीमा तथा प्लाट संख्या 45 के दक्षिणी- पूर्वी सीमा से होकर भूविज्ञान ब्लॉक सीमा से गुजरती है फिर प्लाट संख्या 35 की 
दक्षिणी - पश्चिमी तथा उत्तरी - पश्चिमी सीमाओं से होकर गुजरती है फिर भूविज्ञान ब्लॉक सीमा से होकर गुजरती है और मौजा मस्तरा 

संख्या 37 में ब्लॉक सीमा पर स्थित बिन्दु संख्या ए2 पर मिलती है । 
ए2 - ए3 यह रेखा मस्तरा संख्या 37 मौजा में ब्लॉक सीमा पर स्थित ए2 से आरंभ होकर ब्लॉक सीमा के साथ गुजरती हुई पुरपहाड़ संख्या 

33 मौजा स्थित बिन्दु संख्या ए3 पर मिलती है । 
ए3 - ए4 यह रेखा पुरपहाड़ संख्या 33 मौजा में स्थित ए3 से आरंभ होकर भूविज्ञान ब्लॉक सीमा से होकर गुजरती पुरपहाड़ संख्या 33 के 

प्लाट संख्या 29 के दक्षिण - पश्चिमी सीमा से गुजरती हुई भूविज्ञान ब्लॉक सीमा के समीप पुरपहाड़ संख्या 33 मौजा में स्थित बिन्दु 

संख्या ए4 पर मिलती है । 
ए4 - ए5 यह रेखा पुरपहाड़ संख्या 33 मौजा में स्थित ए4 से आरंभ होकर पुरपहाड़ संख्या 33 के प्लाट संख्या 29 , प्लाट संख्या 28 , 

प्लाट संख्या 27 और प्लाट संख्या 27 के उत्तरी - पश्चिमी सीमा से गुजरती हुई प्लाट संख्या 27 के दक्षिण - पश्चिमी सीमा में स्थित 

संधि बिन्दु ए5 पर मिलती है जो पुरपहाड़ संख्या 33 में अवस्थित है । । 
ए5 - ए6 यह रेखा ए5 से आरंभ होकर प्लाट संख्या 27 , प्लाट संख्या 26 के दक्षिणी - पश्चिमी सीमा से और प्लाट संख्या 26 के पश्चिमी 

सीमा से होकर गुजरती हुई भूविज्ञान ब्लॉक सीमा के प्लाट संख्या 26 के पश्चिमी सीमा के पुरपहाड़ संख्या 33 मौजा में स्थित बिन्दु 

संख्या ए6 पर मिलती है । 
ए6 - ए7 यह रेखा बिन्दु संख्या ए6 से आरंभ होकर भूविज्ञान ब्लॉक सीमा के साथ - साथ होकर गुजरती है और पुरपहाड़ संख्या 33 और 

बेहरापहाड़ संख्या 32 सीमा में मौजा की सम्मिलित सीमा के भूविज्ञान ब्लॉक सीमा पर बिन्दु संख्या ए7 पर मिलती है । 


[ भाग II — खण्ड 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


ए7 -ए8 यह रेखा बिन्दु संख्या ए7 से आरंभ होकर भूविज्ञान ब्लॉक सीमा से गुजरती है और मौजा बेहरामपहाड़ संख्या 32 के प्लाट संख्या 

32 के उत्तरी- दक्षिणी और भूविज्ञान ब्लॉक सीमा के बिन्दु संख्या ए8 पर मिलती है । 
ए8 - ए9 यह रेखा बिन्दु संख्या ए8 से आरंभ होकर भूविज्ञान ब्लॉक सीमा से गुजरती है और मौजा बेहरामपहाड़ संख्या 32 के प्लाट संख्या 

125 के पश्चिमी सीमा में अवस्थित बिन्दु संख्या ए9 पर मिलती है । 
एक - ए10 यह रेखा बिन्दु संख्या ए9 से आरंभ होकर प्लाट संख्या 125 के उत्तरी पश्चिमी सीमा से प्लाट संख्या 12 , प्लाट संख्या 127 , 

प्लाट संख्या 128 , प्लाट संख्या 131 , प्लाट संख्या 135 के उत्तरी पश्चिमी सीमा से तथा प्लाट संख्या 138 , प्लाट संख्या 139 
के उत्तरी सीमा से होकर गुजरती है फिर प्लाट संख्या 139 के पूर्वी सीमा से , प्लाट संख्या 248 तथा प्लाट संख्या 246 के उत्तरी 
सीमा से होकर गुजरती है उसके पश्चात् भूविज्ञान ब्लॉक सीमा से होकर गुजरती है और अंततः मौजा बेहराम पहाड़ संख्या 32 

और मौजा राजूपाड़ा संख्या 28 के सम्मिलित सीमा पर अवस्थित बिन्दु संख्या ए10 पर मिलती है । 
ए10-ए11 यह रेखा बिन्दु संख्या ए10 से आरंभ होकर भूविज्ञान ब्लॉक सीमा से होकर गुजरती है और मौजा राजूपाड़ा संख्या 28 में बिन्दु 

संख्या ए11 पर मिलती है । 
ए11 - ए12 यह रेखा बिन्दु संख्या ए11 से आरंभ होकर प्लाट संख्या 71 तथा प्लाट संख्या 66 के उत्तरी पश्चिमी सीमा और प्लाट संख्या 

65 के दक्षिणी पूर्वी सीमा से , प्लाट संख्या 66 के उत्तरी तथा दक्षिणी सीमा से होकर गुजरती है फिर प्लाट संख्या 66 के उत्तरी 

सीमा से गुजरती है और अंततः भूविज्ञान ब्लॉक सीमा में अवस्थित बिन्दु संख्या ए12 पर मिलती है । 
ए12 - ए13 यह रेखा बिन्दु संख्या ए12 से आरंभ होकर प्लाट संख्या 67 और प्लाट संख्या 85 के उत्तरी पश्चिमी तथा उत्तरी सीमा से होकर 

गुजरती है और भूविज्ञान ब्लॉक सीमा पर स्थित बिन्दु संख्या ए13 पर मिलती है । 
ए13 - ए14 यह रेखा बिन्दु संख्या ए13 से आरंभ होकर प्लाट संख्या 78 के उत्तरी पश्चिमी सीमा से होकर गुजरती है और भूविज्ञान ब्लॉक 

सीमा पर बिन्दु संख्या ए14 पर मिलती है । 
ए14-ए15 यह रेखा मौजा राजुपाड़ा संख्या 28 के बिन्दु संख्या ए14 से आरंभ होकर भूविज्ञान ब्लॉक से होकर गुजरती है और ब्लॉक सीमा 

में स्थित बिन्दु संख्या ए15 राजुपाड़ा संख्या 28 पर मिलती है । 
ए15 - ए16 यह रेखा बिन्दु संख्या ए15 से आरंभ होकर प्लाट संख्या 80 की पूर्वी सड़क से होकर गुजरती है और राजुपाड़ा संख्या 28 , जादूपाड़ा 

संख्या 29 और सलाईपहाड़ संख्या 31 के त्रिसंधि स्तंभ पर स्थित बिन्दु संख्या ए16 पर मिलती है । 
ए16 - ए17 यह रेखा बिन्दु संख्या ए16 से आरंभ होकर मौजा जादूपाड़ा संख्या 29 तथा सलाईपहाड़ संख्या 31 की सम्मिलित सीमा से होकर 

गुजरती है और भूविज्ञान ब्लॉक सीमा पर स्थित बिन्दु संख्या ए17 पर मिलती है । 
ए17 - ए18 यह रेखा बिन्दु संख्या ए17 से आरंभ होकर भूविज्ञान ब्लॉक सीमा से होकर गुजरती है और मौजा जादूपाड़ा संख्या 29 में प्लाट 

संख्या 13 के पश्चिमी सीमा पर अवस्थित बिन्दु संख्या ए18 पर मिलती है । 
ए18 - ए19 यह रेखा बिन्दु संख्या ए18 से आरंभ होकर प्लाट संख्या 13 के उत्तरी पश्चिमी तथा उत्तरी सीमा से , प्लाट संख्या 14 के 

उत्तरी - पश्चिमी तथा उत्तरी सीमा से , प्लाट संख्या 14 के उत्तरी - पश्चिमी तथा उत्तरी पूर्वी सीमा से , प्लाट संख्या 23 के उत्तरी पूर्वी 

सीमा से होकर गुजरती है और भूविज्ञान ब्लॉक सीमा पर स्थित बिन्दु संख्या ए19 पर मिलती है । 
ए19 - ए20 यह रेखा बिन्दु संख्या ए19 से आरंभ होकर भूविज्ञान ब्लॉक सीमा से होकर गुजरती है और प्लाट संख्या 26 की पश्चिमी सीमा 

और भूविज्ञान ब्लॉक सीमा पर स्थित बिन्दु संख्या ए20 पर मिलती है । 
ए20- ए21 यह रेखा बिन्दु संख्या ए20 से आरंभ होकर भूविज्ञान ब्लॉक सीमा से होकर गुजरती है और भूविज्ञान ब्लॉक सीमा और प्लाट संख्या 

26 की पूर्वी सीमा पर स्थित बिन्दु संख्या ए21 पर मिलती है । 
ए21 - ए22 यह रेखाबिन्दु संख्या ए21 से आरंभ होकर भूविज्ञान ब्लॉक सीमा के साथ प्लाट संख्या 34 के उत्तरी पश्चिमी तथा उत्तरी पूर्वी सीमा 

से , प्लाट संख्या 23 के दक्षिणी - पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी तथा पूर्वी सीमा से , प्लाट संख्या 42 के उत्तरी पश्चिमी तथा उत्तरी - पूर्वी 
सीमा से होकर गुजरती है और अंततः मौजा जादुपाड़ा संख्या 29 और गोलपहाड़ संख्या 27 के सम्मिलित सीमा पर बिन्दु संख्या 

ए22 पर मिलती है । 
ए22 - ए23 यह रेखा बिन्दु संख्या ए22 से आरंभ होकर मौजा जादुपाड़ा संख्या 29 और गोलपहाड़ संख्या 27 के सम्मिलित सीमा से होकर 

गुजरती है और जादुपाड़ा संख्या 29 में प्लाट संख्या 43 के पूर्वी किनारे तथा भू - विज्ञान ब्लॉक के बिन्दु संख्या ए23 पर 

मिलती है । 
ए23 - ए24 यह रेखा बिन्दु संख्या ए23 से आरंभ होकर भूविज्ञान ब्लॉक सीमा से होकर गुजरती है और मौजा राउपाड़ा संख्या 29 , गोलपहाड़ 

संख्या 27 और सीतासल संख्या 30 के त्रिसंधि स्तंभ पर स्थित बिन्दु संख्या ए24 पर मिलती है । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3( ii)] 


ए24- ए25 यह रेखा बिन्दु संख्या ए24 से आरंभ होकर मौजा गोलपाड़ा संख्या 27 और सीतासल संख्या 30 की सम्मिलित सीमा से होकर 

गुजरती है और मौजा गोलपाडा संख्या 27 और सीतासल संख्या 30 की सम्मिलित सीमा पर स्थित बिन्दु संख्या ए25 पर 

मिलती है । 
ए25 - ए26 यह रेखा बिन्दु संख्या ए25 से आरंभ होकर भू - विज्ञान ब्लॉक सीमा से होकर प्लाट संख्या 816 की उत्तरी पूर्वी सीमा से गुजरती हुई , 

प्लाट संख्या 4 के दक्षिणी पश्चिमी, उत्तरी - पश्चिमी सीमा और उत्तरी - पूर्वी सीमा से होकर, प्लाट संख्या 8 के उत्तरी पश्चिमी और 
उत्तरी पूर्वी सीमा से होकर, प्लाट संख्या 42 के उत्तरी - पश्चिमी सीमा से , प्लाट संख्या 43 के दक्षिणी पश्चिमी , उत्तरी पश्चिमी और 
उत्तरी पूर्वी सीमा से होकर , प्लाट संख्या 35 के उत्तरी - पश्चिमी और उत्तरी पूर्वी सीमा से होकर गुजरती हुई भूविज्ञान ब्लॉक सीमा से 
गुजरती है फिर प्लाट संख्या 33 के पश्चिमी , उत्तरी तथा उत्तरी सीमा से गुजरती है, फिर भूविज्ञान ब्लॉक सीमा और प्लाट संख्या 55 
के उत्तरी पश्चिमी और उत्तरी पूर्वी सीमा से गुजरती है और अंततः मौजा गोलपाड़ा संख्या 27 और सीतासल संख्या 30 की सम्मिलित 

सीमा पर बिन्दु संख्या ए26 पर मिलती है । 
ए27- ए27 यह रेखा बिन्दु संख्या ए26 से आरंभ होकर भूविज्ञान ब्लॉक सीमा से होकर गुजरती है और मौजा गोलपाड़ा संख्या 27 और मौजा 

मनियाचुआ के सम्मिलित सीमा पर स्थित बिन्दु संख्या ए27 पर मिलती है । 
ए27 - ए28 यह रेखा बिन्दु संख्या ए27 से आरंभ होकर भू - विज्ञान ब्लॉक सीमा से , प्लाट संख्या 408 , प्लाट संख्या 405 के उत्तरी पश्चिमी तथा 

उत्तरी - पूर्वी सीमा से , प्लाट संख्या 404 के उत्तरी - पूर्वी सीमा से प्लाट संख्या 403 , प्लाट संख्या 416 के उत्तरी - पश्चिमी तथा उत्तरी 
पूर्वी सीमा से , प्लाट संख्या 417 के पूर्वी उत्तरी सीमा से , प्लाट संख्या 418 के पूर्वी उत्तरी सीमा से होकर गुजरती है उसके पश्चात् 
प्लाट संख्या 447 , प्लाट संख्या 450 , प्लाट संख्या 453 , प्लाट संख्या 96 , प्लाट संख्या 97 , प्लाट संख्या 501 , प्लाट संख्या 502 , 
प्लाट संख्या 503 , प्लाट संख्या 504 , प्लाट संख्या 331 से साथ - साथ होकर गुजरती है और अंततः मौजा मनियाचुआ संख्या 26 

और मटियाजोर संख्या 8 की सम्मिलित सीमा और भूविज्ञान ब्लॉक सीमा पर स्थित बिन्दु संख्या ए28 पर मिलती है । 
ए28 - ए29 यह रेखा बिन्दु संख्या ए28 से आरंभ होकर प्लाट संख्या 168 से भूविज्ञान ब्लॉक सीमा के साथ- साथ गुजरती है , फिर भूविज्ञान ब्लॉक 

सीमा से गुजरती है और अंततः मौजा मटियाजोर संख्या 8 के प्लाट संख्या 217 के पश्चिमी सीमा के साथ - साथ भूविज्ञान ब्लॉक 

सीमा के बिन्दु संख्या ए29 पर मिलती है । 
ए29 - ए30 यह रेखा बिन्दु संख्या ए29 से आरंभ होकर प्लाट संख्या 171 , प्लाट संख्या 216, प्लाट संख्या 212, प्लाट संख्या 211 , प्लाट संख्या 

209 , प्लाट संख्या 196 , प्लाट संख्या 203 की सीमाओं से साथ - साथ होकर गुजरती है और प्लाट संख्या 203 के पश्चिमी किनारे 

और भूविज्ञान ब्लॉक सीमा पर स्थित बिन्दु संख्या ए30 पर मिलती है । 
ए30 - ए31 यह रेखा बिन्दु संख्या ए30 से आरंभ होकर प्लाट संख्या 460 , प्लाट संख्या 611 की सीमा के साथ भूविज्ञान ब्लॉक सीमा के साथ 

गुजरती है और प्लाट संख्या 903 उत्तरी पश्चिमी किनारे के साथ - साथ भूविज्ञान ब्लॉक सीमा पर स्थित बिन्दु संख्या ए31 पर 

मिलती है । 
ए31 - ए32 यह रेखा बिन्दु संख्या ए31 से आरंभ होकर प्लाट संख्या 610 , प्लाट संख्या 906 , प्लाट संख्या 595, प्लाट संख्या 602 के साथ - साथ 

होकर गुजरती है और प्लाट संख्या 596 के दक्षिणी - उत्तरी किनारे के साथ भूविज्ञान ब्लॉक सीमा पर स्थित बिन्दु संख्या ए32 पर 

मिलती है । 
ए32 - ए33 यह रेखा बिन्दु संख्या ए32 से आरंभ होकर प्लाट संख्या 582 , प्लाट संख्या 644 , प्लाट संख्या 645 , प्लाट संख्या 646 , प्लाट संख्या 

866 , प्लाट संख्या 569 , प्लाट संख्या 568 , प्लाट संख्या 545 , प्लाट संख्या 546 की सीमाओं के साथ - साथ गुजरती हुई भूविज्ञान 

ब्लॉक सीमा के साथ गुजरती है और अंततः प्लाट संख्या 542 के दक्षिणी पूर्वी सीमा पर स्थित बिन्दु संख्या ए33 पर मिलती है । 
ए33 - ए34 यह रेखा बिन्दु संख्या ए33 से आरंभ होकर प्लाट संख्या 776 , प्लाट संख्या 784 , प्लाट संख्या 786 , प्लाट संख्या 787 के साथ - साथ 

भूविज्ञान ब्लॉक सीमा के साथ गुजरती है और अंततः मौजा मटियाजोर संख्या 28 और तलपामार संख्या 39 की सम्मिलित सीमा पर 

स्थित बिन्दु संख्या ए34 पर मिलती है । 
ए34- ए35 यह रेखा बिन्दु संख्या ए34 से आरंभ होकर प्लाट संख्या 439 , प्लाट संख्या 444, प्लाट संख्या 443, प्लाट संख्या 453 , प्लाट संख्या 

454 , प्लाट संख्या 460 , प्लाट संख्या 467 , प्लाट संख्या 468 की सीमाओं के साथ - साथ गुजरती है और अंततः प्लाट संख्या 468 

के दक्षिणी सीमा और भूविज्ञान ब्लॉक सीमा पर स्थित बिन्दु संख्या ए35 पर मिलती है । 
ए35 - ए36 यह रेखा बिन्दु संख्या ए35 से आरंभ होकर प्लाट संख्या 471 , प्लाट संख्या 465 , प्लाट संख्या 489 , प्लाट संख्या 487 , प्लाट संख्या 

590 , प्लाट संख्या 551 , प्लाट संख्या 547 , प्लाट संख्या 546 की सीमाओं के साथ - साथ गुजरती है और अंततः प्लाट संख्या 546 

के दक्षिणी पूर्वी सीमा और भूविज्ञान ब्लॉक सीमा पर स्थित बिन्दु संख्या ए36 पर मिलती है । 
ए36 - ए37 यह रेखा बिन्दु संख्या ए36 से आरंभ होकर भूविज्ञान ब्लॉक सीमा के साथ गुजरती है और मौजा तलपामार संख्या 39 और जयकारा 

संख्या 1 की सम्मिलित सीमा के साथ - साथ भूविज्ञान ब्लॉक सीमा पर स्थित बिन्दु संख्या ए37 पर मिलती है । 


[ भाग II — खण्ड 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


ए37 - ए38 यह रेखा बिन्दु संख्या ए37 से आरंभ होकर प्लाट संख्या 51 , प्लाट संख्या 52 , प्लाट संख्या 53 , प्लाट संख्या 56 , प्लाट संख्या 59 , 

प्लाट संख्या 72 , प्लाट संख्या 73 , प्लाट संख्या 144 , प्लाट संख्या 143 , प्लाट संख्या 153 , प्लाट संख्या 154 की सीमाओं के 
साथ - साथ गुजरती है और प्लाट संख्या 154 के दक्षिणी- पश्चिमी सीमा और भूविज्ञान ब्लॉक सीमा पर स्थित बिन्दु संख्या 

ए38 पर मिलती है । 
ए38 - ए39 यह रेखा बिन्दु संख्या ए38 से आरंभ होकर प्लाट संख्या 181 , प्लाट संख्या 182 , प्लाट संख्या 184 , प्लाट संख्या 187 , प्लाट संख्या 

190 , प्लाट संख्या 212 , प्लाट संख्या 206 , प्लाट संख्या 207, के साथ होकर गुजरती है ; प्लाट संख्या 214 को पार करती है , प्लाट 
संख्या 272 की सीमा से गुजरती है और प्लाट संख्या 272 के साथ - साथ भूविज्ञान ब्लॉक सीमा पर स्थित बिन्दु संख्या ए39 पर 
मिलती है । 


ए39 - ए40 यह रेखा बिन्दु संख्या ए39 से आरंभ होकर प्लाट संख्या 299 , प्लाट संख्या 298 , प्लाट संख्या 297 , प्लाट संख्या 296 , प्लाट संख्या 

314, प्लाट संख्या 308 , प्लाट संख्या 309 , प्लाट संख्या 356 , प्लाट संख्या 358 , प्लाट संख्या 357 की सीमाओं के साथ- साथ 
गुजरती है और मौजा जयकारा संख्या 1 और गोलपहाड़ संख्या 38 की सम्मिलित सीमा के साथ भूविज्ञान ब्लॉक सीमा पर स्थित 

बिन्दु संख्या ए40 पर मिलती है । 
ए40 - ए41 यह रेखा बिन्दु संख्या ए40 से आरंभ होकर भूविज्ञान ब्लॉक सीमा से गुजरती है, प्लाट संख्या 152 की सीमा से गुजरती है , फिर 

भूविज्ञान ब्लॉक सीमा से गुजरती है , प्लाट संख्या 123 की सीमा से गुजरती है , फिर भूविज्ञान ब्लॉक की सीमा से गुजरती है और 
अंततः मौजा गोलपहाड़ संख्या 38 और कल्याणपुर संख्या 2 की सम्मिलित सीमा के साथ भूविज्ञान ब्लॉक सीमा पर स्थित बिन्दु 

संख्या ए41 पर मिलती है । 
ए41- ए42 यह रेखा बिन्दु संख्या ए41 से आरंभ होकर मौजा कल्याणपुर संख्या 2 के प्लाट संख्या 107, प्लाट संख्या 106 , प्लाट संख्या 151 , 

प्लाट संख्या 152 , प्लाट संख्या 95 , प्लाट संख्या 89 , प्लाट संख्या 84 , प्लाट संख्या 77 , प्लाट संख्या 70 , प्लाट संख्या 68 , प्लाट 
संख्या 8 , प्लाट संख्या 9 तथा प्लाट संख्या 10 के साथ होकर गुजरती है और मौजा कल्याणपुर संख्या 2 और मस्तरा संख्या 37 

की सम्मिलत सीमाओं पर स्थित बिन्दु संख्या ए42 पर मिलती है । 
ए42 - ए43 यह रेखा बिन्दु संख्या ए42 से आरंभ होकर मौजा मस्तरा संख्या 7 के प्लाट संख्या 113 , प्लाट संख्या 108 , प्लाट संख्या 107 

की सीमाओं के साथ होकर गुजरती है और भू -विज्ञान ब्लॉक सीमा पर स्थित बिन्दु संख्या ए43 पर मिलती है । 
ए43 - ए1 यह रेखा बिन्दु संख्या ए43 से आरंभ होकर भू- विज्ञान ब्लॉक सीमा से गुजरती है और अंततः मौजा मस्तरा संख्या 37 में भूविज्ञान 

ब्लॉक सीमा पर स्थित बिन्दु संख्या ए1 पर मिलती है । 


[ फा . सं. 43015 / 24/ 2012 -पीआरआईडब्ल्यू -I ] 

दोमिनिक डुंगडुंग , अवर सचिव 


MINISTRY OF COAL 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 5th June, 2014 


S. O . 1728 ( E ). — Whereas , it appears to the CentralGovernment that coal is likely to be obtained from the lands 
in the locality described in the Schedule annexed hereto ; 

And ,whereas, the plan bearing number ECL/RJML /MOUZA/NOTI/02 , dated 24th November, 2011 , containing 
the details of the areas of land described in the said Schedule may be inspected at the office of the Deputy Commissioner, 
District - Dumka (Jharkhand ), or at the office of the Coal Controller, 1 , Council House Street , Kolkata - 700 001 orat the office 
of the Director Technical (Operation ), Eastern Coalfields Limited , Sanctoria , P.O . Dishergarh , District Burdwan - 713 333 
( West Bengal). 

___ Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section ( 1 ) of Section 4 of the Coal Bearing Areas 
( Acquisitions and Development) Act, 1957 (20 of 1957 ), (herein after referred to as the said Act), the Central Government 
hereby give notice of its intention to prospect for coal from the land described in the said Schedule . 

Any persons interested in the land described in the said Schedule may — 
(i) claim compensation under Section 6 of the Act for any damage caused or likely to be caused by any action 

taken under sub - section (3 ) of section 4 thereof; 
( ii) claim compensation under sub - section ( 1) of Section 13 of the Act in respect of prospecting licenses ceasing 

___ to have effect or under sub - section ( 4 ) of Section 13 of the Act for mining lease ceasing to have effect and 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II — SEC. 3 ( ii ) ] 


deliver all maps, charts and other documents relating to the aforesaid land to show the expenditure incurred 

in respect of itemsspecified in clauses (i) to ( iv ) of sub -section (1) of section 13 of the said Act , 
to the Director Technical (Operation ), Eastern Coalfields Limited , Sanctoria , P.O . Dishergarh , District- Burdwan - 713 333 
(West Bengal), within a period of ninety days from the date of publication of this notification . 


SCHEDULE 
SALAIPAHAR COAL BLOCK 
DISTRICT- DUMKA (JHARKHAND ) 


(plan bearing number ECL /RJML/MOUZA /NOTI/02 , dated 24th November, 2011 ) 


Thana 


District 


Remarks 


Si. Mouzal/ 
No. Village 


Village 
number 


Part 
Part 
Part 
Part 


Part 


1 Jaikara 
2 Kalyanpur 
3 Matiajor 
4 Maniachnua 
5 Golpahar 
6 Rajupar 
7 Jadupara 
8 Sitasal 
9 Salaipahar 
10 Behrapahar 
11 Purpahar 
12 Mastara 
13 Gumropahar 
14 Talpamar 


Part 


Area in 
hectares 
(approxi 
mately ) 
21.09 
9 . 92 
35 .41 
9 .30 
1.42 
5 .67 
5 .87 
163 .17 
87 .66 
37 .64 
65.56 
54 . 34 
142. 86 
147. 86 
787.77 


Shikaripara 
Shikaripara 
Shikaripara 
Shikaripara 
Shikaripara 
Shikaripara 
Shikaripara 
Shikaripara 
Shikaripara 
Shikaripara 
Shikaripara 
Shikaripara 
Shikaripara 
Shikaripara 


Part 


Area in 

Acres 
(approxi 
mately ) 

52 . 12 
24.50 
87 .50 
22.98 
3.50 
14 .00 
14 . 50 
403.20 
216 .60 
93.00 
162 .00 
134 . 27 
353.00 
365 . 37 


Dumka 
Dumka 
Dumka 
Dumka 
Dumka 
Dumka 
Dumka 
Dumka 
Dumka 
Dumka 
Dumka 
Dumka 
Dumka 
Dumka 


Part 
Full 
Part 


Part 


Part 
Part 
Part 


Total: 


1946 .54 


Boundary Description : 


A1- A2 


A2- A3 


Line starts from point no . A 1 situated on geological block boundary in mouza Mastara no . 37 ; passes along 
the boundary, then passes along Northern -Eastern boundary of plot no. 47 , Southern -Eastern boundary of 
plot no . 45 , passes along geological block boundary, then passes. Through Southern -Western , western and 
-Northern - Western boundary of plot no . 35 , again passes along geological block boundary and meets at 
point no. A2 situated on the block boundary in mouza Mastara no . 37 . 
Line starts from point no . A2, situated on the block boundary in mouza Mastara no . 37 , passes along the 
Geological Block Boundary and meets at point no. A3 in mouza Purpahar no . 33 . 
Line starts from point no . A3 , situated in mouza Purpahar no. 33 then passes along the Geological Block 
Boundary andmeets at point no . A4 , located on the Geological Block Boundary and south western boundary 
of plot no . 29 of mouza Purpahar no . 33 . 
Line starts from point no . A4; passes along Southern - Western boundary of plot nos. 29 , 28 , 27 , 
Northern - Western boundary of plot no 27 and meets at point no . A5 situated on the junction of 
Southern - Western and Northern - Western boundary of plot no . 27 in mouza Purpahar no . 33 . 


A3- A4 


A4 - A5 


A5 - A6 


Line starts from point no . A5 , passes along Southern - Western boundary of plot nos. 27 , 26 , Western 
boundary of plot no . 26 and meets at point no . A6 . Situated on Geological Block Boundary at the Western 
boundary of plot no . 26 situated in mouza Purpahar no . 33 . 


A6 - A7 


Line starts from point no . A6 passes along the Geological Block Boundary , and meets at point no . A7 on 
Geological Block Boundary as well as common mouza boundary of Purpahar no . 33 and Behrapahar no . 32 . 


[ 417 II — QUS 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


A7 - A8 . 


Line starts from point no .A7, passes along the Geological Block Boundary and meets at point no . A8 situated 
on the Geological Block Boundary at the Northern - Western side of plot no. 257 ofmouza Behrapahar no. 32. 
Line starts from point no. A8 , passes along Geological Block Boundary and meets at point no . A9 located at 
the western boundary of plot no. 125 of mouza Behrapahar no . 32 . 


A8 - A9 . 


A9 - A10 . 


Line starts from point no . A9 , passes through North - Western boundary of plot no . 125 , Northern - Western 
boundary of plot nos. 12, 127, 128 , 131,135 ;Northern -Western boundary of plotno . 133, 134 , 135 , 137 ;Northern 
boundary of plot nos. 138 , 139; again passes along Eastern boundary of plot no . 139 ; Northern boundary of 
plot nos. 248 and 246 , then passes along the Geological Block Boundary and finally meets at point no . A 10 
situated on common boundary of mouza Behrapahar no . 32 and Rajurpar no . 28. 


A10 - A11 . Line starts from point no . A 10 , passes along the Geological Block Boundary and meets at point no . A 11 in 

mouza Rajurpar no. 28 . 


A11 - A12 . Line starts from point no . A 11 , passes along Northern . - Western boundary of 71 and 66 , Southern and 

Southern Eastern boundary of plot no . 65 , Northern Eastern and South Eastern boundary of plot no . 66 
again along Northern Eastern boundary of plot 66 and finally meets at point no . A12 situated no . Geological 

Block Boundary . 
A12- A13. Line starts from A 12 , passes along Northern -Western and Northern boundary of plot nos. 67 and 85 again 

passes along Northern - Eastern boundary of 85 and meets at point no. A 13 situated on Geological Block 

Boundary. 
A13- A14 . Line starts from point no . A 13, passes along the Northern -Western boundary of plot no . 78 , N - E boundary 

of plot no. 78 and meets at point no . A 14 on Geological Block Boundary. 


A14 - A15 . Line starts from pointno . A 14 situated in mouza Rajupara no . 28 , passes along Geological Block Boundary 

and meets at point no . A 15 situated in Block Boundary and mouza Rajupara no . 28 . 
A15 -A16 . Line starts from point no . A15 , passes across the eastern road of plot no . 80 and meets at point no . A 16 

situated on Tri-junction pillar of mouza Rajupara no . 28 , Jadupara no . 29 and Salaipahar no . 31. 
A16 -A17 . Line starts from point no. A16 , passes along common boundary of mouza Jadupara no . 29 and Salaipahar no . 

31 and meets at point no. A17 situated on Geological Block Boundary . 
A17 - A18 . Line starts from point no . A17 , passes along Geological Block Boundary and meets at pointno. A18 located 

at the Western boundary of plot no . 13 in mouza Jadupara no. 29 . 
A18 - A19. Line starts from point no . A 18 , passes along Northern - Western and Northern boundary of plot no . 13 , 

Northern - Western , Northern and Eastern boundary of plot no . 14 , Northern - Eastern boundary of plot 

no . 23 and meets at point no . A 19 situated on the Geological Block Boundary. 
A19 - A20 . Line starts from point no. A 19 , passes along Geological Block Boundary and meets at point no . A20 

situated on the Geological Block Boundary and western boundary of plot no . 26 . 
A20 - A21. Line starts from point no . A20 , passes along the Geological Block Boundary and meets at point no . A21 

situated on Geological Block Boundary and Eastern boundary of plot no . 26 . 
A21 - A22 . Line starts from point no . A21 , passes along the Geological Block boundary Northern - Western and 

Northern - Eastern boundary of plot no . 34 , Southern - Western , Southern - Western and Eastern boundary 
of plot no . 23, Northern - Western and Northern - Eastern boundary of plot no . 42 and finally meets at 

point no . A22 situated on common boundary of mouza Jadupara no . 29 and Golpahar no . 27 . 
A22 - A23. Line starts from point no . A22 , passes along the common boundary of mouza Jadupara no .29 and Golpahar 

no. 27 , and meets at point no A23 on the Geological Block Boundary and Eastern corner of plot no. 43 in 

mouza Jadupara no . 29 . 
A23 - A24 . Line starts from point no . A23, passes along the Geological Block Boundary and meets at point no . A24 

situated on Tri- junction pillar ofmouza Raupara no. 29 , Golpahar no. 27 on Sitasal no . 30 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II — Sec . 3( ii )] 


A24 - A25. Line starts from point no . A24 , passes along common boundary of mouza Golpara no . 27 and Sitasal no . 30 , 

and meets at point no . A25 , situated on the common boundary of mouza Golpara no . 27 and 

Sitasol no . 30 . 
A25 - A26 . Line starts from point no . A25 , passes along Northern - Eastern boundary of plot no . 816 , along Geological 

Block Boundary, along Southern - Western , Northern - Western and Northern - Eastern boundary of plot 
no . 4 , along Northern - Western , Northern - Eastern boundary of plot no . 8 , Northern - Western boundary of 
plot no . 42, Southern - Western . Northern - Western and Northern - Eastern boundary of plot no . 43 , Northern 
- Western Northern - Eastern boundary of plot no . 35, passes along the Geological Block Boundary , again 
passes along the Western , Northern and Northern - Eastern boundary of plot no. 33, again along Geological 
Block Boundary and Northern - Western and Northern - Eastern boundary of plotno . 55 and finally meets at 
point no . A26 on the common boundary ofmouza Golpara no . 27 and sitasol no . 30 . 


A26 - A27. Line starts from point no . A26 , passes along the Geological Block Boundary and meets at point no . A27 

situated on common boundary of mouza Golpara no . 27 and Maniachrua no .26 . 


A27 - A28 . Line starts from point no . A27 , passes along Geological Block Boundary, Northern - Western and Northern 

- Eastern boundary of plotnos. 408 , 405 , Northern - Eastern boundary of plot no. 404, Northern - Western and 
Northern - Eastern boundary of plot no . 403 , 416 , Northern - Eastern boundary of plot no . 417 , Northern - 
Western , Northern and Northern - Eastern boundary of plot no . 418 , then passes through boundary of plot 
nos. 447, 450, 453, 96 , 97, 501, 502, 503,504 , 331 and finally meets at point no . A28 situated on Geological Block 

Boundary and common boundary of mouza Maniachnua no. 26 and Matiajor no . 8 . 
A28 - A29. Line starts from point no . A28 , passes along Geological Block Boundary passes through boundary of plot no . 

168, again , passes along Geological Block Boundary and finally meets at point no . A29 at the Northern - 
Eastern corner of Geological Block Boundary as well as on the Western boundary of plot no . 217 of mouza 

Matijor no . 8 . 
A29 -A30 . Line starts from point no. A29 , passes along the boundary as of plot nos. 171, 216 , 212 , 211 , 209 , 196 , 203 and 

meets at point no: A30 situated on the Geological. Block Boundary and Southern Western corner of plot no . 
203. 


A30 - A31. Line starts from point no . A30 , passes alongGeological Block Boundary, along the boundary of plotnos. 460 , 

611 and meets at point no . A31 situated on Geological Block Boundary as well as Northern - Western corner 

of plot no . 903. 
A31-A32 . Line starts from point no. A31, passes along boundary of plot nos. 610 , 906 , 595 ,602 and 598 , finally meets at 

point no . A32 situated on Geological Block Boundary as well as Southern - Eastern corner of plot no . 598 . 
A32 - A33. Line starts from point no . A32 , passes along boundary of plot nos. 582, 644 , 645 , 646 , 866 , 569 , 568 , 545 , 546 

along the Geological Block Boundary and finally meets at point no . A33 situated on Southern - Eastern 

boundary of plot no . 542 . 
A33- A34 . Line starts from point no . A33 , passes along boundary of 776 , 784 , 786 , 787 along the Geological Block 

Boundary and meets at point no. A34 situated on common boundary of mouza Matiajor no . 28 and Talpamar 

no . 39 . 
A34 - A35 . Line starts from point no . A34 , passes along boundary of plot nos. 439 , 444 , 443, 453, 454 , 460 , 467 , 468 and 

finally meets at point no . A35 situated on Geological Block Boundary and Southern - boundary of plot no. 


468 . 


A35 - A36 . Line starts from point no . A35, passes along boundaries of plot nos. 471 , 465 , 489, 487 , 590 , 551, 547, 546 and 

meets at point no .A36 situated on Geological Block Boundary and Southern - Eastern boundary of plot no . 
546 . 


A36 - A37 . Line starts from point no . A36 , passes along the Geological Block Boundary and meets at point no . A37 

situated on Geological Block Boundary as well ass common boundary of mouza Talpamar no . 39 and 
Jaikara no . 1 . 


[ TT II — QUE 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


A37 - A38 . Line starts from point no . A37, passes along boundaries of plot nos. 51, 52 , 53, 56 , 59 ,72 , 73, 144, 143, 153 , 154 

and meets at pointno . A38 situated on the Geological Block Boundary and Southern - Western boundary of 

plotno . 154 . 
A38 - A39. Line starts from point no . A38, passes along plot nos. 181, 182 , 184 , 187 , 190 , 212 , 206 , 207 ; crosses plot no . 214 , 

passes along boundary of 272 and meets at point no . A39 situated on Geological Block Boundary as well as 

Western boundary of plot no . 272. 
A39- A40. Line starts from point no.A39, passes along boundaries of plot nos. 299, 298 , 297, 296 , 295 , 314 , 308 , 309 , 356 , 

358 , 357 and meets at point no . A40 situated on Geological Block Boundary as well common boundary of 

mouza Jaikara no . 1 and Gumropahar no . 38 . 
A40 - A41. Line starts from point no . A40 , passes along Geological Block Boundary , passes along boundary of plot no . 

152, again along Geological Block Boundary , passes along boundary of plot no. 123, again passes along 
Geological Block Boundary and finally meets at pointno . A41 situated on Geological Block Boundary as well 

as common boundary of mouza Gumropahar no . 38 and Kalyanpur no . 2 . 
A41- A42. Line starts from point no . A41, passes along boundaries of plot nos. 107 , 106 , 151, 152, 95 , 89, 84, 77 , 70 ,68, 8 , 

9 and 10 of mouza Kalyanpur no . 2 and meets at point no . A42 situated on common boundary of mouza 

Kalyanpur no . 2 and Mastara no . 37 . 
A42 - A43. Line starts from point no . A42, passes along boundaries of plot nos . 113, 108 , 107 of mouzaMastara no. 37 and 

meets at point no . A43 situated on Geological Block Boundary . 


A43 - A1. 


Line starts from point no . A43, passes along the Geological Block Boundary and finally meets at point no . 
A 1 situated on the Geological Block Boundary in mouza Mastara no . 37. 


[F. No. 43015 /24 /2012 - PRIW -I] 


DOMINIC DUNGDUNG ,Under Secy. 


Printed by theManager,Governmentof India Press,Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054. 


